सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 पौष, 1937 ( २० ) 
संख्या 8 राँची, शुक्रवार 

1 जनवरी, 2 0 16 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
23 दिसम्बर, 2 0 15 


संख्या-1/ पी0 - 102 / 2015 का .. 10892 / उपायुक्त , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री 
सुलसे बखला, भा . प्र. से. ( झाः2001) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
विशेष सचिव , समाज कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी0 - 102 / 2015 का .. 10893 / उपायुक्त , गुमला के पद पर पदस्थापित श्री 
दिनेश चन्द्र मिश्रा, भा . प्र. से . ( झाः2001) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश 
तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत पाकुड़ जिला का जिला दण्डाधिकारी 
एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया 
संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग 
करेंगे। 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 


संख्या- 1/ पी0- 102 / 2015 का .. 10894 / नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम के पद 
पर पदस्थापित श्री विनोद शंकर सिंह , भा . प्र. से. ( झाः2002 ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक इन्हें उत्पाद आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी0- 102 / 2015 का .. 10895 / विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री गौरी शंकर मिंज , भा. प्र. से. ( झाः2002 ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक इन्हें आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मिंज अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , 
टी. सी. डी . सी., राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 102 / 2015 का .. 10896 / आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड, राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री श्रवण साय, भा .प्र. से. ( झाः2002) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2, 1974 ) के अन्तर्गत गुमला जिला का 
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि 
वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करेंगे। 

संख्या- 1/ पी0-102 / 2015 का .. 10897 / उपायुक्त , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री 
सुरेन्द्र कुमार, भा. प्र. से. ( झाः2002 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
विशेष सचिव , वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी0 -102/ 2015 का .- 10898 / उपायुक्त , लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री 
बालमुकुन्द झा , भा .प्र. से. ( झाः2003 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
अपर सचिव , जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी, 2 0 16 
संख्या- 1/ पी0- 102 / 2015 का .. 10899 / उपायुक्त , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री 
मनोज कुमार , भा. प्र. से. ( झाः2007) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
उद्यान निदेशक, झारखण्ड, राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ उद्यान- सह-मिशन 
निदेशक , राष्ट्रीय बागवानी मिशन , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1/ पी0- 102/ 2015 का .. 10900 / उपायुक्त , गढ़वा के पद पर पदस्थापित श्री 
ए0 मुथु कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2009) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
संयुक्त सचिव , उद्योग विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 


संख्या- 1/ पी0 - 102 / 2015 का .. 10901 / स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव कार्यालय , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राय महिमापत रे, भा. प्र. से. ( झाः2011) को 
स्थानान्तरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के 
अन्तर्गत बोकारो जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं 
उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला 
दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। 

संख्या- 1/ पी0 - 102 / 2015 का .. 10902 / सम्प्रति पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री छवि 
रंजन , भा. प्र. से. ( झाः2011) को अगले आदेश तक इन्हें नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी0 -102/ 2015 का .. 10903 / अनुमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर 
पदस्थापित श्री रविशंकर शुक्ला, भा .प्र. से. ( झाः2012) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट-2, 1974 ) के अन्तर्गत लातेहार जिला का 
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि 
वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करेंगे । 

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 1 जनवरी, 2016 


संख्या- 1/ पी0 - 102/ 2015 का .. 10904 / अवर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संदीप सिंह, भा .प्र. से. ( झाः2012) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें परिवहन आयुक्त , झारखण्ड, राँची के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 


संख्या- 1/ पी0- 102/ 2015 का .. 10905 / अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के पद पर 
पदस्थापित श्री सांतनु कुमार अग्रहरी, भा. प्र. से. ( झाः2012) को स्थानान्तरित करते हुए 
उन्हें अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जामताड़ा जिला 
का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है 
कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त 
शक्तियों का उपयोग करेंगे । 

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 


संख्या- 1/ पी0- 102/ 2015 का .. 10906 / अनुमण्डल पदाधिकारी , गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती नेहा अरोड़ा, भा . प्र. से. ( झाः2012 ) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974 ) के अन्तर्गत गढ़वा जिला का जिला 
दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे 
दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का 
उपयोग करेंगे। 

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 


संख्या- 1/ पी0 - 102/ 2015 का .. 10907 | अनुमण्डल पदाधिकारी, बेरमो के पद पर 
पदस्थापित श्री घोलप रमेश गोरख , भा. प्र. से. ( झाः2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक इन्हें संयुक्त सचिव , ऊर्जा विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 1 जनवरी , 2016 


2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 


संख्या- 1/ पी0- 102/ 2015 का .. 10908 / अनुमण्डल पदाधिकारी, घाटशीला के पद पर 
पदस्थापित श्री भुवनेश प्रताप सिंह, भा. प्र. से. ( झाः2012 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक इन्हें स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव कार्यालय , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 


संख्या-1/ पी0- 102 / 2015 का .. 10909 / अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल के पद पर 
पदस्थापित श्री संजीव कुमार बेसरा , भा. प्र. से. ( झाः2012) को स्थानान्तरित करते हुए उन्हें 
अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट - 2, 1974) के अन्तर्गत कोडरमा जिला का 
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें निदेश दिया जाता है कि 
वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट- 2, 1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों 
का उपयोग करेंगे । 

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुमन कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 8 – 50 । 


